रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L. - 33004/ 99 


मेवजगले 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं . 1564 ] 

नई दिल्ली , मंगलवार , अगस्त 5 , 2014 / श्रावण 14 , 1936 
No. 1564 ]] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 5 , 2014 /SRAVANA 14 , 1936 

रेल मंत्रालय 
(रेल बोर्ड ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2014 
का . आ .1994 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा 
गया है) की धारा 20क की उप - धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II, खंड 3, उप - खंड (ii) तारीख 13 
मई, 2013 में , भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का . आ . 1243 ( अ), तारीख 13 मई , 2013 द्वारा 
प्रकाशित और भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II , खंड 3, उप - खंड (ii ) , तारीख 4 जून , 2014 में संशोधन अधिसूचना 
का . आ . संख्यांक 1444( अ) तारीख 2 जून , 2014 द्वारा प्रकाशित , उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को उत्तर 
प्रदेश राज्य के आगरा जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् , ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और 
प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और, उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप - धारा ( 4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों, अर्थात् 
दैनिक जागरण तारीख 10 अगस्त, 2013 और 

जागरण तारीख 10 अगस्त, 2013 और अमर उजाला 10 अगस्त , 2013 में प्रकाशित किया गया था ; 

और, आक्षेप प्राप्त किये गये तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका निस्तारण कर दिया गया है; 

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप - धारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ; 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप - धारा 
( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन 
के लिए अर्जित की जाएगी ; 

और यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप - धारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय 
सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी । 


नाग 


3095 GI/2014 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (ii)] 


क्षेत्र 


कृषि 


कृषि 


कृषि 


अनुसूची 
उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए अंकित की जाने वाली 

भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण 
जिले का नामः आगरा 
तहसील का नामः एत्मादपुर 
क्रम ग्राम का नाम भूमि का 

गाटा 

भूमि में वंचित होने वाले / व्यक्ति का नाम 
संख्या 

प्रकार प्रकृति | संख्या | हेक्टेअर में 

( 3 ) 
भीकनपुर निजी 

142 | 1.0200 अजय कुमार, विजय कुमार, पवन कुमार, 
वाकलपुर 

अवधेश कमार पुत्रगण नत्थीलाल व श्रीमती 
प्रागदेवी पत्नी नत्थीलाल , सनुहरीलाल , 
बाबूलाल पुत्रगण सरनाम सिंह , लायक सिंह, 
अमर सिंह, अशोक कुमार पुत्रगण मुकुट 

सिह 
निजी 

143 0. 2534 भगवती प्रसाद , विशम्भर सिंह, चन्दन सिंह 

पुत्रगण नत्थीलाल 
निजी 

144 1. 1710 भगवती प्रसाद , विशम्भर सिंह, चन्दन सिंह 

पुत्रगण नत्थीलाल 
निजी कृषि 145 | 0 . 0070 श्रीमती प्रागदेवी पत्नी नत्थीलाल 
निजी ___ 146 0 .0550 धीरीसिंह , नत्थीलाल पुत्रगण रामचन्द्र 

देवलाल , श्रीराम , सुरेशचन्द्र , राजकुमार , 
देवकरन, चन्द्रपाल पुत्रगण कालीचरन व 

विजय कुमार पुत्र पातीराम 
निजी 

147 | 1.0142 प्रकाशचन्द्र , पकंज त्यागी, नरेशचन्द्र, पंकज 

कुमार, विनोद कुमार पुत्रगण चन्दन सिंह व 
लालिस पुत्र नरेशचन्द्र , निकंत कुमार सचेत 

| कुमार पुत्रगण महेन्द्र सिंह 
निजी । कृषि - 149 - 0.5148 हरिप्रसाद, रमेशचन्द्र पुत्रगण भगवन्ती 
निजी । कृषि 150 | 0.3880 दिवारीलाल , महेन्द्रसिंह पुत्रगण रेवतीराम व 

ओमप्रकाश, सुशील कुमार पुत्रगण मेवारामव 
सोनकली पत्नी मेवाराम व गंगा प्रसाद , 

बाबूलाल पुत्रगण उमराव 
निजी कृषि । 223 1.1850 जगदीश प्रसाद, भगवती प्रसाद , 

कान्तीप्रसाद, पुत्रगण मुन्नीलाल सत्यदेव पुत्र 

किशन स्वरूप 
निजी 

कषि | 224 0 . 1035 श्रीमती बादामी पत्नी घेरूलाल 
निजी 

225 0 . 8885 रामनरायन , रामबाबू, कृष्णकान्त, रामप्रकाश 

राजेन्द्रकुमार पुत्रगण ग्यासीराम व गजेन्द्र 
कुमार, धर्मेन्द्र कुमार ना बा 12, 8 वर्ष सं0 
महादेवी पुत्रगण रामखिलाडी श्रीमती 

महादेवी पत्नी रामखिलाडी 
| ( 2) | सुरहरा निजी । कृषि 519 | 0. 2050 चोखेलाल पुत्र गोर्वधन 
धरैरा निजी कृषि 136 0 .0040 | रघुवंश कुमार पुत्र नरेश यादव शमोक 

कुमार पुत्र रामकिशोर, रामभरोसीलाल पुत्र 
कोमल सिंह , मु०इसरार, मु० मुस्ताक पुत्रगण 
हाजी इकबाल , दिनेश कुमार अगवाल पुत्र 
शान्तीवृत्त, हनीफ खा , शहजाद खाँ 
इस्माइल खा , पुत्रगण हबीब खॉ , शान्तीवृत्त 
विल्डर्स प्रा०लि0 दिनेश अग्रवाल पुत्र 
शीन्तीवृत्त , श्रीमती गुडडीदेवी पत्नी रज्जन 
सिंह 


कृषि 


( 3 ) 


| 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


बरहन 


। । 


निजी । 
निजी 
निजी 


कृषि 
कृषि 


1771 
| 1773 

291 


बिरूनी 


कृषि 


। 


संवाई 


निजी 


404 


0. 2700 | राष्ट्रीय इन्टर कालेज कृषि फार्म 
0 .1820 राष्ट्रीय हायर सेकेड्री स्कूल बरहन 
0.1300 ताराचन्द्र , सुरेशचन्द्र पुत्रगण पोखपाल , पत्नी 

शीलादेवी पत्नी स्व0 पोखपाल 
0 .7500 निरंजन सिंह, भानूप्रताप ना बा उम्र 12 बर्ष, 

सं कमलेश कुमारी, श्रीमती कमलेश पत्नी 
अमूरसिंह केदार सिंह पुत्रगण विजेन्द्र सिंह 
चेतन सिंह, दीपक सिंह, अनुज ना बा उम्र 
06,04 03 माह पुत्रगण कोमल सिंह सं 
प्रीतीदेवी, प्रीतीदेवी पत्नी कोमल सिंह , 
राकेश कुमार, रामवीर सिंह , श्यामवीर सिंह 
पुत्रगण रघुनाथ सिंह व श्रीमती कमलादेवी 
पत्नी स्व0 रघुनाथ सिंह , लक्ष्मण सिंह , 
गिर्राज किशोर पुत्रगण दौलतराम, व पुष्पेन्द्र 
कुमार पुत्र सोवरन सिंह, शीलानिमेष पत्नी 

हरिशचन्द्र 
0. 0670 मूला पुत्र महासिहं , महाराज सिंह, राजपाल 

सिंह, चन्दन सिंह, नाहर सिंह, जवाहर सिंह , 
गजराज सिंह, पुत्रगण चिरंजीलाल, रामबेटी 
पत्नी चिरंजीलाल व कुसमादेवी पत्नी 
उदयवीर सिंह 


(7) | 


नगला गोल । 


निजी 


। 


कृषि 


57 


| 


[ फा . सं. 2013 / एल0एम0एल0 / 12 / 7 - ईस्टर्न कॉरीडोर / 475 ] 

अचल जैन, कार्यकारी निदेशक ( भूमि और सुविधायें - 1 ) 


MINISTRY OF RAILWAYS 


(RAILWAY BOARD ) 


NOTIFICATION 

New Delhi , the 5th August , 2014 
S . O .1994 ( E ). – Whereas , by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway 
Board ), No . 1243 (E ), dated 13 May , 2013, published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub 
Section ( ii ), dated 13 May, 2013 and Amendment Notification No. S . O . 1444 ( E ) dated 2nd June , 2014 , Part II, Section 3 , 
Sub -Section (ii) Extraordinary , published on dated 4th June, 2014, issued under sub- section( 1 ) of section 20A of the 
Railway Act, 1989 ( 24 of 1989 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to 
acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for execution , maintenance , management and 
operation of the Special Railway Project, namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the District of Agra in the State 
of Uttar Pradesh ; 


And, whereas, the substance of the said notification was published in Daily Newspaper of Dainik Jagran dated 
10th August, 2013 and Amar Ujala , dated 10th August , 2013 under sub -section (4 ) of section 20A of the said Act; 

And, whereas, objection has been received and disposal all objections by Competent Authority; 

And whereas, in pursuance of sub -section ( 1) of section 20 ( E ) of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the CentralGovernment; 

Now , therefore , upon receipt of the report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of section 20 ( E ) of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the 
Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose ; 

And , further, in pursuance of sub -section (2 ) of section 20 ( E ) of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto 
shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (ii)] 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , for the Special Railway Project, namely, Eastern 

Dedicated Freight Corridor in the State of Uttar Pradesh . 
Name of District-Agra 
Name of Tehsil- Etmadpur 


Serial 
Number 

( 1 ) 


Taye of 
land 


Gata 
Number 


Name of land Losser/Persons 


Name of 
Village 

( 2 ) 
Bhikanpur 
Vakarpur 


Nature of 

land 

(4 ) 
Agricultral 


Area 
in Hectare 

(6 ) 
1.0200 


L 


( 3 ) 


(5 ) 


( 1 ) 


Pvt 


142 


Ajay Kumar, Vijay Kumar, 
Pawan Kumar, Avdesh kumar, 
s /o Nathilal, Smt Pragdevi w /o 
Nathilal, Sunharilal, Babulal s /o 
Sarnaam singh , Layak singh 
Amar singh , Ashok kumar s /o 
Mukut singh . 


Pvt 


Agricultral 


al 


143 


0 . 2534 


Pvt 


Agricultral 


144 


1. 1710 


Baghwati prasad , Vishwar singh , 
Chadan singh s/ o Nathilal . 
Baghwati prasad , Vishwar singh , 
Chadan singh s/o Nathilal. 
Smt Pragdevi w /o Nathilal 


Pvt 


Agricultral 


145 


0 .0070 


Pvt 


Agricultral 


146 


0 .0550 


Pvt 


Agricultral 


147 


1 .0142 


Dhiri singh , Nathilal s/o 
Ramchandra , Devlal, Shri Ram , 
Suresh Chnadra , Rajkumar, Dev 
karan , Chandrapal s/o 
Kalicharan , Vijay kumar s/o 
Patiram . 
Prakash chandra , Pankaj Tyagi, 
Naresh Chandra Pankaj kumar, 
Vinod kumar s/o Chadan singh , 
Lalish s/o Naresh chandra, Niket 
kumar, Schat kumar s/o 
Mahendra singh . 
Hari Prasad , Ramesh Chandra 
s /o Bhgawanti. 
Diwari lal, Mahendra singh s/ o 
Rewatiram , Om Prakash , Suhseel 
kumar s / o Mevaram , Sonkali w / o 
Mevaram , Ganga prasad , Babulal 
s/o Umrav 
Jagdish prasad , Bhagwati Prasad , 
Kanti Prasad s/o Munnilal, 
Satyadev s/o Kishan Swaroop . 


Pvt 


Agricultral 


149 


0 .5148 


Pvt 


Agricultral 


150 


0 . 3880 


101 


Pvt 


Pue 


Agricultural 


Agricultral 


223 


223 


1 . 1850 


Pvt 
Pvt 


Agricultral 
Agricultral 


224 
225 


0 .1035 
0 .8885 


Smt Badami w / o Gurelal. 
Ram Naryan , Rambabu , Krishan 
kant, Ram Prakash , Rajendra 
kumar s/o Gaysiram , Gajendra 
kumar, Darmendra kumar minor 
Age year 12 ,8 Guardian 
Mahadevi s/o Ram Khiladi, Smt 
Mahadevi w /o Ram Khiladi. 


(2 ) 


Shurera 


Pvt 


Agricultral 


519 


0 .2050 


Cokhelal s/o Goverdhan 


[ 4TT II - UUS 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Dehrera 


| 


Pvt 


Agricultral 


136 


0 .0040 


Barhan 


Pvt 


Agricultral 


1771 


0 . 2700 


Pvt 


Agricultral 


1773 


0 . 1820 


Biruni 


Pvt 


Agricultral 


291 


0 . 1300 


Sawai 


wait 


Pvt 


Agricultral 


404 


404 


0 .7500 


Raguvansh kumar s /o Naresh 
yadav ,Samok kumar s/o 
Ramkishor,Ram baroshilal s /o 
Komal singh , M .Esrar, 
M .Mustak s/o Hazi Ekbal,Dinesh 
kumar Agrwal s/o Shantivrat 
Haneef khan , Shajad Khan ,Esmil 
Khan s/o Habib Khan , Shanti vrat 
Builders Pvt ltd Dinesh Agrawal 
s/ o Shnati vrat, SmtGuddi devi 
w /o Rajjan singh . 
Rashtriya Inter Collage Krashi 
Farm . 
Rashtriya higher Secondary 
School Barhan . 
Tara Chandra, Suresh Chandra 
s/o Pokhpal, Smt Seela devi w /o 
late Pokhpal. 
Nirajan singh , BhanuPrtap 
minoer 12 year Gardion Kamlesh 
Kumari s/ o Amar singh , Smt 
Kamlesh w / o late Amar 
singh ,Kedar singh s/ o Vijedra 
singh , Chetan singh , Deepak 
singh ,AnujMinoer year 6 ,4 , & 3 
month s/o Komal singh gardion 
Priti singh , Smt Priti Singh w /o 
Komal singh , Rakesh 
kumar,Ramveer 
singh ,Shaymveer singh ,s/o 
Raghunath singh , Smt 
Kamladevi w /o Late Raghunath 
singh , Laxman singh , Giraj 
kishor, s/o DolatRam , Puspendra 
kumar s/o Sobran singh , Sheel 
Nimesh w /o Haresh chandra. 
Mulla s/o Mahasingh , Maharaj 
isngh , Rajpal singh ,Chndan 
singh , Nahar singh , Jawahar 
singh , Gajraj singh s/o Chiranji 
lal, Kusmadevi w /o Udayveer 
singh . 


( 7 ) 


T 


Nagla Goal 


Pvt 


Agricultral 


0 . 0670 


[ F . No. 2013 /LML/ 12 /7 /EC /475 ] 
ACHAL JAIN , Executive Director, ( Land & Amenities -I) 


Printed by the Manager ,Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


